निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 401 ) 


5 चैत्र 1937 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 26 मार्च 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 मार्च 2015 
सं0 I / ए - 10 - 15 / 2002 - 1382 – भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन उत्पाद रसायन परीक्षक की 
नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1 ) यह नियमावली "बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक (भर्ती एवं सेवा 
शर्ते) नियमावली, 2015 " कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत होगी । 
2. परिभाषाएँ - जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में : 
(i) सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार; 
(ii) विभाग से अभिप्रेत है निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ; 
( iii ) आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ; 
(iv ) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है प्रधान सचिव / सचिव, निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ; 

3. संवर्ग का गठन । - बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में उत्पाद रसायन परीक्षक का पद होगा । इस 
पद का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय - समय पर विनिश्चित किया जाय । 

4. भर्ती। - उत्पाद रसायन परीक्षक के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर, 
होगी । 

5. अर्हताएँ । - (1) सीधी भर्ती के लिए न्यनूतम शैक्षणिक योग्यता M .SC . (रसायन शास्त्र) में किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण । 

( 2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार 
द्वारा समय - समय पर , आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय । संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को , उम्र के अवधारणार्थ , 
कट ऑफ डेट माना जायेगा । 

6. भर्ती की प्रक्रिया । - (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की 
गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर , आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 मार्च 2015 
( 2 ) आयोग अधियाचना के आलोक में रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन - पत्र आमंत्रित करेगा । चयन का 
आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा । लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रष्नों के और 150 - 150 अंकों की दो पत्रों की 
होगी । परीक्षा के विषय एवं पूर्णाक निम्नवत् होंगे 
लिखित परीक्षा - 300 अंक 

प्रथम पत्र 
रसायन शास्त्र - 150 अंक 
द्वितीय पत्र 
( क ) सामान्य ज्ञान - 100 अंक 

( ख ) संख्यात्मक अभियोग्यता - 50 अंक 
साक्षात्कार - 35 अंक 

( III) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा विनिश्चित की जायेगी । साक्षात्कार बोर्ड में 
रसायन शास्त्र के एक विशेषज्ञ भी रहेंगे । 

(IV ) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंको के आधार पर आयोग मेघासूची तैयार करेगा । मेघासूची 
तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा , प्रमाण - पत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराई जायेगी । तत्पश्चात् 
अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी । नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी , प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात् 
अनुशंसित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी करा लिया जायेगा । 

( 5 ) आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय - समय पर, निर्गत 
अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा । 

___ 7. आरक्षण । सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय - समय पर सीधी भर्ती हेतु निर्गत 
आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा । 

8. परिवीक्षा अवधि । नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे । परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी । 
परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया 
जायेगा । यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया गया तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे उत्पाद रसयान 
परीक्षक को बिना सूचना के सेवा मुक्त कर सकेगा । 

9 . प्रशिक्षण । - परिवीक्षा अवधि में उत्पाद रसायन परीक्षक को ऐसे प्रषिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना 
होगा , जो विभाग द्वारा विनिष्चित किया जायेगा । 

___ 10 . विभागीय परीक्षा । - उत्पाद रसयान परीक्षक को राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
करनी होगी । विभागीय परीक्षा के विषयों का अवधारण विभाग द्वारा राजस्व पर्षद के परामर्श से किया जायेगा । 

11. सम्पुष्टि । – परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उत्पाद रसायन परीक्षक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा । 

12. वरीयता । - उत्पाद रसयान परीक्षक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा विनिश्चित मेघासूची के अनुसार 
अवधारित की जायेगी । 

13. अवशिष्ट मामले । इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नही हो सका है उनके लिए सरकार की 
प्रासंगिक संहिताएँ / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे । 

14. निर्वचन । यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को 
निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा । 

15. कठिनाई का निराकरण । यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो 
तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग के परामर्श के पश्चात किसी सामान्य या विशेष आदेश 
द्वारा कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधान से असंगत न हों । 

16 . निरसन एवं व्यावृत्ति । - (1 ) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय - समय पर निर्गत 
नियमावली और सभी संकल्प, आदेश , अनुदेश आदि एतद द्वारा निरसित किए जाते है । 

( 2 ) ऐसा निरसन के होते हुए भी , ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ 
कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली 
उस तिथि प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 24th March 2015 
No . 1 / ए - 10 - 15 / 2012 -1382 — In exercise of powers conferred by proviso to Article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to r 
rules to regulate the appointment and others service conditions of Excise Chemical 
Examiner under the Department of Registration , Excise and Prohibition : 


ER JGTC ( 37HTERUT), 26 HT 2015 


1 . Short title , extent and commencement . 
( 1) These Rules may be called “ The Bihar Excise Chemical Examiner 

(Appointment and Service condition ) Rules 2015 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

( 3 ) It shall come into force soon . 
2 . Definition - In this Rule , unless otherwise requires in the context 

“ Government” means Government of Bihar ; 

“ Department” means Registration, Excise and Prohibition Department ; 
(iii ) “ Commission ” means Bihar Staff Selection Commission ; 
( iv ) “ Appointing Authority ” means Principal Secretary / Secretary 

Registration , Excise and Prohibition Department. 
3. Constitution of Cadre .- There shall be the post of Excise Chemical Examiner 
in the Bihar Excise Chemical Examiner cadre . The pay scale of this 
may be determined by the State Government, time to time. 

4 . Appointment.- The appointment to the post of Excise Chemical Examiner shall 
be made by direct recruitment on the basis of the recommendation of the Commission . 

5 . Qualifications. 
( 1 ) Minimum qualification for direct recruitment to the post of Excise 

Chemical Examiner shall be Ilnd class MSC (Chemistry), passed from 

any recognized university . 
( 2 ) The minimum age limit for direct recruitment shall be 21yrs and 

maximum age limit shall be same as may be determined by the 
Government category wise from time to time. The 1st August of the 

relevant year shall be cut off date for determination of age. 
6 . Procedure of Recruitment . 
(i) The appointing authority shall send the reservation category wise 

requisition to the Commission upto 30th April after calculating Vacancies 

as on 1st April and roster clearance . 
( ii ) The Commission shall after advertising the vacancies in view of 

requisition invite application . The basis of recruitment shall be written 
examination and interview . The written examination shall be of objective 
questions of two papers of 150 marks each . The subjects and full marks 

of the examination shall be as follow : 
Written Examination 300 marks . 

(i) First paper- chemistry - 150 marks 
(ii) Second paper 

( a ) General Knowledge - 100 marks 

(b ) Quantitative aptitude- 50 marks 
Interview - 35 marks . 

( iii ) The procedure for written examination and interview shall be 
determined by the commission . There shall be an expert of chemistry also in 
the Interview Board . 

( iv ) The Commission shall prepare the merit list on the basis of the 
marks obtained in the Written Examination and Interview . After completion of 
merit- list, the Commission shall conduct the initial verification of certificates 
and health examination . There after final recommendation shall be forwarded 
to the appointing authority . After verification of certificates, police 
verifications shall also caused to made at the stage of appointing authority 


PER JGIC ( 31HTET UT), 26 HIT 2015 


(v ) After the recommendation of the Commission , the compliance of 
instructions issued by the government from time to time, related to the process 

of appointment shall be compulsory . 

7 . Reservation .- It shall be compulsory to comply the reservation Act and Roster 
for direct recruitment issued by the Government from time to time. 

8 . Probation Period . 

After appointment, the recommended candidate shall be on probation. Probation 
period shall be of two years . The probation period may be extended up to one year if the 
service and conduct is not found satisfactory . The appointment of such Excise Chemical 
Examiner shall be terminated if the service and conduct is not found satisfactory during the 
extended period with out any notice . 

9 . Training - The Excise Chemical Examiner shall have to complete successfully 
such training during probation period which shall be determined by the Department. 

10 . Departmental Examination :- The Excise Chemical Examiner shall have to 
pass the Departmental Examination organized by Board of Revenue . The subjects for 
Departmental Examination shall be determined by the Department in consultation with the 
Board of Revenue . 

11 . Confirmation . The services of the Excise Chemical Examiner may be 
confirmed after satisfactory completion of probation period , successful completion of 
training and passing the Departmental Examination . 

12 . Seniority .- The inter -se -seniority of the Excise chemical Examiner shall be 
determined according to the determined merit list by the Commission . 

13 . Residuary matters.- With regard to the matters not specifically covered by 
these Rules, the provisions of relevant Rules/Resolution and instructions of the government 
shall be applicable . 

14 . Inter pretation .- If any question arises relating to the interpretation of these 
rules, it shall be referred to the Department whose decision thereon after consultation with 
the Law Department shall be final. 

15 . Removal of Difficulties .- If any difficulty arises implementation of these rules , 
the Department may remove such difficulty , of consultation with the Law Department, by 
general or special order which is not in consistent with these Rules . 
16 . Repeal. 

(1) All Rules and resolution , orders instructions etc issued in respect of this 

cadre by the Department from time to time are here by repealed . 
(2 ) Not with standing any such repeal, any thing done or any action taken 

under Rules, Resolution , instructions etc shall be deemed to have been 
done or taken under these rules as if these rules were come in to force on 
the date on which such thing was done or such action was taken . 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd ./Illegible , 
Special Secretary to Government. 


COV 


ITAT. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC ( 31HTERUT ) 401-571 + 10 - octogtoj 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


